h 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


समयमयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PARTII - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , अप्रैल 27 , 2011 /वैशाख 7 , 1933 
· NEW DELHI, WEDNESDAY , APRIL 27, 2011 /VAISAKHA 7, 1933 


सं . 720 ] 


No . 720] 


। 


. 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
[ आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध एवं होम्योपैथी 

( आयुष ) विभाग ] 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 20 अप्रैल, 2011 
का. आ . 839( अ). - केन्द्रीय सरकार , भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय 
परिषद् अधिनियम , 1970 ( 1970 का अधिनियम संख्या 48 ) की 
धारा 3 की उप - धारा ( 1) के खंड ( क ) के साथ पठित उक्त 
अधिनियम की प्रथम अनुसूची के पैराग्राफ 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखित 
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में तालिका के स्तंभ संख्या 3 में 
यथा - विनिर्दिष्ट आयुर्वेद , यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों के 
लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में आबंटित सीटों की संख्या 
का एतद्द्वारा निर्धारण करती है : 

तालिका 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
Department of Ayurveda , Yoga and Naturopathy, 
Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th April, 2011 
S .O . 839(E ).-- In exercise of the powers conferred 
by Paragraph 2 of the First Schedule to the Indian Medicine 
Central Council Act, 1970 (Act No . 48 of 1970) read with 
Clause (a) of sub -section (1) of Section 3 of the said Act , 
the CentralGovernment hereby determines the number of 
seats allocated in the Central Council of Indian Medicine 
for Ayurveda, Unani and Siddha systems of Medicine , as 
specified in column No . 3 of the Table below in respect of 
the States and Union Territories specified in column No .2 
of the Table. 

TABLE 
S. No . Name of the No. of Seats allocated 

States/UTS 
1 2 

Ayurveda Unani Siddha 
1. · Bihar 

4 (Four) 1 ( One ) Nil 
( F. No . A - 11019179/2010 -Ay.Desk /CCIM Election ] 

JASMINE JAMES, Under Secy. 


क्र . सं. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र आबंटित सीटों की संख्या 

का नाम 


1 2 

आयुर्वेद यूनानी सिद्ध 
1. बिहार 

4 ( चार ) 1 ( एक ) शून्य 
[ फा. सं. ए- 11019 /79/2010 - आयुर्वेद डेस्कासीसीआईएम निर्वाचन ] 

जैस्मिन जेम्स , अवर सचिव 


1480G / 2011 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the . Controller of Publications, Delhi- 110054. 


